निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना. अाधा. 1833 Crook 


( सं0 पटना 323 ) 


19 आषाढ़ 1931 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 10 जुलाई 2009 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

__ 10 जुलाई 2009 
सं0 बी1 - 3 – 168 / 2009 – 47 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में 
निर्वाचन परिणाम की घोषणा से संबंधित प्ररूप 23क जिसमें कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन , 2009 से बिहार विधान परिषद् 
के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कुमार अंशुमाली , 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जुलाई 2009 


[ प्रारूप 23 क ] 

[ नियम 84(1 ) क देखिये ] 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 

कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचन 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम(1) के खंड( क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 
धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

___ श्री संजीव कुमार सिंह ( नाम), ग्राम एवं पोस्ट - मदरौनी, थाना - रंगरा चौक, अनुमण्डल - नवगछिया, जिला - भागलपुर जो जनता 
दल यूनाइटेड (मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये हैं । 

इस सदन में शादरा प्रसाद सिंह सदस्य के, जिनकी मृत्यु 21 .11. 2008 (तारीख, मास, वर्ष) को होने के कारण स्थान को 
भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं । 
स्थान : - पूर्णियाँ महाविद्यालय, पूर्णियाँ । 
तारीख : - 08 जुलाई 2009 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
रिटर्निंग ऑफिसर , 

कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र । 
FORM 23 A 

( See rule 84 ( 1 )( a)) 
(For use in Election to file casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951 . 
Election to the Bihar Legislative Council of Koshi Teachers Constituency 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with clause ( a ) of sub -rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of Election 
Rules, 1961, I declare that 

Sri Sanjeev Kumar Singh (name), vill & post – Madrauni, P . S .- Rangra chowk , 
Sub Division- Navgacchia, District- Bhagalpur, Sponsored by Janata Dal ( United ) ( name 
of the recognized /registered political party ) has been duly elected to fill the vacancyin 
that House caused by the death of Sharda Prasad Singh member of that House on 21 - 11 
2008 (Date, Month , Year ). 
Place :- Purnea College , Purnea 
Date :- The 8th July 2009 

( Sd .) - Illegible, 

Returning Officer, 
Koshi Teachers Constituency. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 323 - 571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


